निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 743 ) 


21 अग्रहायण 1933 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 12 दिसम्बर 2011 


सं0 8 / विविध ( पद सृजन ) - 24 - 06 / 11 - 1086 (8 ) रा० 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


सेवा में , 


महालेखाकार , 
बिहार, पटना । 


द्वारा, 


वित्त विभाग । 


दिनांक 8 दिसम्बर 2011 


विषय : 


बिहार भूमि न्यायाधिकरण के गठन के लिए उसके सेवी वर्ग के पदों यथा प्रशाखा 
पदाधिकारी - (पी0 बी0 - 2 + 4800 ) के 1 पद , सहायक - ( पी0 बी0 - 244600 ) के 2 पद , 
उच्च वर्गीय लिपिक - ( पी0 बी0 - 1 + 2400 ) के 4 पद , निम्नवर्गीय लिपिक ( पी0 
बी0 - 1 + 1900 ) के 2 पद गैर योजना मद के अंतर्गत स्थायी रूप से तथा कार्यालय 
परिचारी - ( संविदा के आधार पर) का 6 पद , चालक - ( संविदा के आधार पर ) के 5 पद 
कुल 20 पद सृजित करने के सम्बन्ध में । 


आदेश : 


स्वीकृत । 


सिन 


2. इसका व्यय भार " 2029 भू - राजस्व ( गैर योजना)-104 - सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध - 0001 - राजस्व प्रशासन 

पर व्यय माँग संख्या - 40 विपत्र कोड - एन2029001040001 की उपर्युक्त ईकाई के अन्तर्गत विकलनीय होगा । 
बिहार भूमि न्यायाधिकरण के गठन के लिए उसके सेवी वर्ग के पदों की स्वीकृति सिद्वांततः दी जाती है, परन्तु 

वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान वास्तविक पदभार ग्रहण की तिथि से की जायेगी । 
4 . सृजित किये जानेवाले सेवी वर्ग के पदों की व्यय विवरणी -1 संलग्न है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 दिसम्बर 2011 
5. सृजित किये जानेवाले सेवी वर्ग के पदों के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त है । 
6 . कार्यालय परिचारी एवं चालक के पद पूर्णतः संविदा के आधार पर ही नियुक्ति हेतु सृजित माने जाऐगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

सी0 अशोकवर्धन , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


बिहार भूमि न्यायाधिकारण के गठन हेतु उनके सेवीवर्ग का पद सृजन के लिए अनुमानित वार्षिक व्यय विवरण 

एक माह 
औसत जीवन आवास 

का अभ्युक्ति 
वेतन औसत ग्रेड वेतन 

किराया । चिकित्सा | अनुमानि । वार्षिक व्यय 
| की । मान ( पे 

वेतन + ग्रेड भत्ता भत्ता 

त व्यय स्तम्भ 
स० 

( 58 % ) (20 % ) 

( 7 + 8 + 9 | (11X12X3 ) 
+ 10 ) 


पदों 


यापन 


नाम 


भत्ता 


23 


4 


67 


8 


9 


10 


| 


प्रशाखा 
पदाधिकारी । 


200. 00 


200.00 


सहायक 
उच्चवर्गीय 
लिपिक 
निम्नवर्गीय 
लिपिक 


22050 4800 26850 15573 . | 5370 . 

. 00 . 00 . 00 | 00 00 
22050 4600 | 26650 | 15457. 5330. 

. 00 . 00 .00 0 0 00 
12700 2400 15100 8758. 3020 . 
. 00 . 00 . 00 00 

00 
12700 1900 14600 8468 . 2920. 
. 00 . 00 . 00 


9300 - 
34800 

9300 - 
2 34800 

5200- 
20200 
5200 - 
20200 
10000 
(नियत 
मानदेय ) 

8000 

(नियत 
6 | मानदेय ) 


11 

12 
47993. 
00 

- 575916. 00 
47637. 1143288 . 
00 

00 
27078 . | 1299744. 
00 

00 
26188 . 

00 628512. 00 


200. 00 


4 


200 .00 


10000. 

00 


चालक 


600000 .00 


कार्यालय 
परिचारी 


8000 
(नियत ) | 576000 . 00 

4823460 

. 00 
( अड़तालीस लाख तेईस हजार चार सौ साठ रू0 मात्र ) 


योग: 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सी० अशोकवर्धन , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 743 - 571 + 250 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


